रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


HAL 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग । - खण्ड 1 
PARTI _ Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 201 ] 
No . 2011 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 8, 2002 / श्रावण 17 , 1924 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2002/SRAVANA 17, 1924 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2002 


विषय : - सिंगापुर, यूएसए, यूरोपीय संघ और चीन से आइसोप्रोपिल अल्कोहल ( आईपीए ) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच 

अंतिम पूर्व जांच परिणाम । 


सं . 46 / 1 / 2001 - डीजीएडी. - वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 
तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन 
एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए; 


क . प्रक्रिया 
1 . जांच के संबंध में अधोलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है: 
( i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के . 

अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै0 नेशनल आर्गेनिक कौमिकल इंडस्ट्रीज लि0 
( एनओसीआईएल) (जिसे इसके पश्चात एनओसीआईएल कहा गया है ) से लिखित 
आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें सिंगापर , यूएसए, यूरोपीय संघ और चीन (जिन्हें इसके पश्चात 
संबद्ध देश कहा गया है ) मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोप्रोपिल अल्कोहल (जिसे । 
इसके पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है; 
प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों 
से संबद्ध वस्तु के आयातों की जांच शुरू करने का निर्णय लिया । प्राधिकारी ने उक्त 
नियमों के उप-नियम 5 ( 5) के अनुसार जाँच की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन के 
आरोप की प्राप्ति के विषय में भारत में स्थित दूतावासों के प्रतिनिधियों को अधिसूचित 


किया; 


2483 G1/ 2002 


( 1 ) 


- 


- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

___ [ PART I---Sec. I ] 
( iii ) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तु जो , सीमाशुल्क टैरिफ 

( संशोधन) अधिनमय 1995 के सीमाशुल्क कोड सं . 2905. 12 के अंतर्गत वर्गीकृत संबद्ध 
वस्तु है, के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए, दिनांक 21:11. 2001 
को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित , 

किया गया ; . 
. . . ( iv ) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात सभी निर्यातकों (जिनका ब्यौरा 

याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया गया था ) को भेजी और नियम 6 ( 2 ) के अनुसार पत्र 
की तारीख से चालीस दिनों के भीतर उन्हें लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने 

का अवसर दिया; 
( v ) प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सभी ज्ञात आयातकों को सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी 

और उन्हें सलाह दी कि वह नियम 6( 2) के अनुसार पत्र मिलने के चालीस दिनों के 

भीतर लिखित में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं ; 
( vi ) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड ( सीबीईसी) से अनुरोध किया गया कि वे जांच की 

अवधि सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे 

प्रदान करे ; 
( vii ) प्राधिकारी ने उक्त नियम 6 ( 3 ) के अनुसार याचिका की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों और 

संबद्ध देशो के दूतावासों को प्रदान की ; 
( viii ) प्राधिकारी ने नियम 6 (4) के अनुसार अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 

ज्ञात निर्यातकों को एक प्रश्नावली भेजी : 


मैसर्स दुत्शे एक्शोन कैमिकल जीएमबीएच, कालोनी , जर्मनी 
मैसर्स सैल कैमिकल्स लि0 , लन्दन , यूके 
मैसर्स डायमचेम फ्रांस साल, रोनेक , फ्रांस 
मैसर्स सासोल लि0, होस्टन टेक्सास, यूएसए . 
मैसर्स कोंडिया कैमिका डीएसीएसपीए, लोदी, इटली 
भैसर्स आईसीसी कैमिकल्स ( यू. के.) लि0, हर्टफोर्डशायर, यू. के . 
मैसर्स ली चांग यंग कैमिकल्स इड. कारपो . शंघाई , चीन 
मैसर्स एक्शोन कैमिकल्स कम्पनी, हॉस्टन, यूएसए 

मैसर्स सैल नीदरलैण्ड कैमी बीवी, रोटरडम दि नीदरलैण्ड्स 
10. मैसर्स सैल कैमिकल, इलीमेंसिया एवेन्यू, सिंगापुर 


निम्नलिखित निर्यातकों ने सूचना प्रस्तुत की थी : 
(i) मैसर्स एक्शनमोबिल कैमिकल सैन्ट्रल यूरोप जीएमबीएच 

मैसर्स एक्शनमोबिल कैमिकल इन्टरनेशनल सर्विसेस लि , हाँगकांग ने मैसर्स एक्शन मोबिल 
कैमिकल कारपो, यूएसए के प्रतिनिधि के रूप में 

मैसर्स एक्शनमोबिल कैमिकल इन्टरनेशनल सर्विसेस लि0, सिंगापुर 
( iv ) मैसर्स सैल नीदरलैण्ड कैमि बीवी, नीदरलैण्ड 
( v ) मैरार्स सैल कैमिकल्स साउथ ईष्ट एशिया 
( vi ) मैसर्स सैल ईस्टर्न कैमिकल्स, सिंगापुर 


(ii) 


मसस एक 


[ भाग | – खण्ड I ] 


भारत का गजपत्र . आपाधारण 


( vii ) मैसर्स सैल कैमिकल्स लि0, लंदन 
( viii ) मैसर्स सासोल जर्मनी, जी. एम . बी . एच. 


( ix ) नई दिल्ली, स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6 (2 ) के अनुसार जांच शुरू करने के 

संबंध में सूचना दी गई जिसमे यह अनुरोध किया गया कि वह अपने अपने देश के संबंचित । 
निर्यातकों/ उत्पादकों को प्रश्नावली का निर्धारित समय के अंदर उत्तर देने की सलाह दें । 


ज्ञात निर्यातक को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों तथा 
उत्पादकों की सूची सहित संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई थी । 


नियम 6(4 ) के अनुसार संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित आयातकों को एक प्रश्नावली सूचनार्थ 
भेजी गई थी: 
मैसर्स अल्काइल आमीन्स कैमिकल्स लि0, वासी, मुम्बई 
मैसर्स आरती ड्रग्स लि0, सिओन (पूर्वी), मुम्बई 
मैसर्स कोट्स ऑफ इंडिया लि0, चॉदीवी फार्ग, मुम्बई 
भैसर्स फिओलेक्स एस्सेक्स, पोंडा, गोवा 
मैसर्स लुब्रिजोल इंडिया लि0, ओल्ड प्रभा देवी रोड, मुम्बई 
मैसर्स ईका लेबोरेटरीज लि0, कान्दिवली ( प.) मुम्बई 
मैसर्स कोर्पान ड्रग्स लि0, वार्ली, मुम्बई 
मैसर्स थेमिस कैमिकल्स लि0, गोरेगॉव ( प ) मुम्बई 
मैसर्स गुडलास नेरोलक पेंट्स लि0, लोवर पारेल, मुम्बई 
मैसर्स हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि0 , लोदी रोड, नई दिल्ली 
मैसर्स रैनबक्सी लेबोरेटरीज लि0 , नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 
मैसर्स आईसीआई: नाइट्रोसेल्यूलोस बिजनेस , गुडगाँव 
मैसर्स अरबिन्दो फार्मा लि0, अमीरपेट , हैदराबाद 
मैसर्स केमीनोर ड्रग्स लि0 , अमीरपेट , हैदराबाद 

डा0 रेडीज लेबोरेटरीज, अमीरपेट हैदराबाद 
16 . मैसर्स प्रभु इंक्सः मेमुर बंगला, पोदानुर 

मैसर्स सुदर्शन ड्रग्स लि0, फिल्म नगर, हैदराबाद 
18. मैसर्स शासुन कैमिकल्स एण्ड ड्रग्स लि0, टी0 नगर , चेन्नई 


निम्नलिखित आयातकों ने निवेदन / सूचना प्रस्तुत किए: 
(i) मैसर्स लुब्रिजोल इंडिया प्रा0 लि0, मुम्बई . 
( ii ) मैसर्स शुसान कैमिकल्स एण्ड ड्रग्स लि0, चेन्नई 
( iii ) मैसर्स पोनपुरे कैमि0 ( प्रा . ) लि0 , चेन्नई 
( iv ) मैसर्स अल्काइल आमीन्स कैमिकल्स लि0, वासी, मुम्बई 
( v ) मैसर्स नेसटर फार्मास्यूटिकल्स लि0, नई दिल्ली 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART - SEC. I ] . 


- 


- 


( xi) 


निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5. 1. 2002 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया गया था 
जिसमें पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी और राजस्व विभाग ने 

दिनांक 22 .2. 2002 की अधिसूचना के द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया था । 
( xii ) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 15.4 . 2002 को नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई की थी । 
( xiii ) इसी बीच दिनांक 11 जुलाई , 2002 के पत्र द्वारा मैसर्स एनओसी, आईएल ने याचिका 

वापस ले ली और जांच समाप्त करने का अनुरोध किया । . 


2 . निष्कर्ष 


प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 14( क ) इस प्रकार है : 


निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी जाँच को तत्काल समाप्त कर 


देगेदि 


( ३. उसे उस प्रभावित घरेलू उद्योग से अथवा उसकी ओर से लिखित में ऐसा करने का 
निलेवा प्राप्त होता है जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी " 


अतः प्राधिकारी याचिकाकर्ता के लिखित अनुरोध और पाटनरोधी नियमों के उप-नियम 
14( क ) को ध्यान में रखते हुए, जांच समाप्त करने का निर्णय लेते हैं । अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी 
उपरोक्त पैराओं को ध्यान में रखते हुए , विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् निर्यातकों, आयातकों और 
याचिकाकर्ता द्वारा दायर पाटन, समान वस्तु , घरेलू उद्योग, क्षति एवं कारणात्मक संबंध इत्यादि से 
संबंधित सूचना एवं विचारों की आगे जांच करना उचित नहीं समझते हैं । 


एल . वी . सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी 


[ 411 VE 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(DIRECTORATEGENERAL OFANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th August, 2002 


Sub : --- Anti- Dumping investigation concerning imports of Isopropyl Alcohol ( IPA ) from Singapore ,USA , European 

Union and China - Final Findings. 


No. 46 /1/2001-DGAD. Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as 
amended in 1995 and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and 
Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of 
Injury) Rules , 1995 , thereof: 


A . 


PROCEDURE 


1. 


The an 


The procedure described below has been followed with regard to the 
investigations: 


The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority ), 
under the above Rules, received a written application from M /s National 
Organic Chemical Industries Limited (NOCIL ) (hereinafter referred to as 
NOCIL ) on behalf of domestic industry , alleging dumping of Isopropy ! 
Alcohol (hereinafter referred to as subject goods) originating in or 
exported from Singapore, USA , European Union and China(hereinafter 
referred to as subject countries ); 


The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the 
petitioner decided to initiate the investigation against imports of subject 
goods from the subject countries . The authority notified the 
Embassies /representatives of subject countries in India about the receipt 
of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in 
accordance with sub -Rule 5 (5 ) of the Rules : 


The Authority issued a public notice dated 21. 11 .2001 published in the 
Gazette of India , Extraordinary , initiating Anti -Dumping investigations 
concerning imports of the subject goods classified under custom Code 


* 2483 91/02 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I/ S1: . 1 ] 


2905 . 12 of Customs Tariff (Amendment) Act , 1995 originating in or 
exported from subject countries ; 


iv ) 


The Authority forwarded a copy of the public notice to the known 
exporters (whose details were made available by petitioner ) and gave them 
an opportunity to make their views known in writing within forty days from 
the date of the letter in accordance with the Rule 6 ( 2 ); 


The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known 
importers of subject goods and advised them to make their views known in 
writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance 
with the Rule 6 (2 ); 


Request was made to the Centre Board of Excise and Customs (CBEC ) to 
provide details of imports of subject goods for the past three years, 
including the period of investigation ; 


vi ) 


The Authority provided a copy of the petition to the known exporters and 
the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6 ( 3 ) 
supra:. 


viii) 


The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the 
following known exporters/ producers in accordance with the Rule 6 (4 ): 


1 . M / s Deutsche Exxon Chemical GmbH , Cologne , Germany 

. . M / s Shell Chemicals Ltd ., London , UK 
3. M / s Dianchern France sral, Roneg , France 
4 . M /s SASOL Limited , Houston Texas , USA 
5 . M / s Condea Chemica D . A .C . S .P . A ., Lodi, Italy 

M / S ICC Chemicals (U .K .) Ltd ., Hertfordshire , UK ! 

M /s Lee Chang Yung Chemical Ind. Corp., Shanghai, China 
8 . MsExxon Chemical Company , Houston , USA 
9 . . M / s ShellNederland Chemie BV , Rotterdam , The Netherlands 
10 . M / s Shell Chemicals , Eleinenceau Avenue, Singapore . . . 


The information was filed by the following exporters : 


M / s ExxonMobil Chemical Central Europe Gmbh 
M / s ExxonMobil Chemical International Services Ltd., Hong Kong as 
representative of M / s ExxonMobil Chemical Corporation , , USA 


[ 4T 1 TUS 1 ] 


TV 


777 ESITE : 


HTETTI 


M / s ExxonMobil Chemical International Services Ltd ., Singapore 
(IV ) M / s Shell Nederland Chemie B . V . , Nederlands 
( v ) M / s Shell Chemicals South East Asia 
( vi) M / s Shell Eastern Chemicals , Singapore 
" ( vii) Ms Shell Chemicals Ltd ., London 
( viii) .. . M / s SasolGermany GmbH 


ix ) · The Embassies of the subject, ... , countries in New Delhi were 

informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 
6 ( 2 ) with a request to advise all concerned exporters / producers from their 
country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy 
of the letter , petition and questionnaire sent to the known exporter was 
also sent to the Embassies of the subject countries along with a list of 
known exporter / producer ; 

. 


A questionnaire was sent to the following importers of subject goods for 
necessary information in accordance with rule 6 (4 ): 


rin 

m 


6 . : 
7 . 


M / s Alkyl Amines Chemicals Ltd . Vashi, Mumbai 
M / s Aarti Drugs Ltd ., Sion (East ) , Mumbai 
M / s Coates of India Ltd., Chandivii Farm , Mumbai 
M / s Fiolex Essex , Ponda, goa 
M / s Lubrizol India Ltd ., Old Prabhadevi Road , Mumbai 
M / s IPCA Laboratories Ltd ., Kandivilli (West ) , Mumbai 
M /s Korpan Drugs Ltd ., Worli ,Mumbai 
M / s Themis Chemicals Ltd ., Goregaon (West ), Mumbai 
M / s Goodlass Nerolac Paints Ltd . , Lower Parel , Mumbai 
M / s Hindustan Insecticides Limited , Lodhi Road , New Delhi 
M / s Ranbaxy Laboratories Ltd ., Nehru Place , New Delhi , 
M / S ICI: Nitrocellulose Business , Gurgaon 
M /s Aurobindo Pharma Ltd ., Ameerpet,Hyderabad 
M / s Cheminor Drugs Ltd., Ameerpet,Hyderabad 
Dr. Reddy s Laboratories , Ameerpet,Hyderabad 
M / s Prabhu Inks: Memur Bungalow , Podanur 
M /s Sudarshan Drugs Ltd., Film Nagar , Hyderabad 
M / s Shasun Chemicals & Drugs Ltd., T.Nagar , Chennai 


13. 


15 . 
16 . 
17 . 
18 . 


The Submissions / information were filed by the following importers: 

M / s Lubrizol India Pvt . Ltd ., Mumbai 
M / s Shasun Chemicals & Drugs Ltd ., Chennai 


( ii ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I- SEC . 1) 


( iv ) 


M / s Pon Pure Chem ( P ) Ltd ., Chennai 
M / s Alkyl Amines Chemicals Ltd ., Vashi, Mumbai 
M / s Nester Pharmaceuticals Ltd., New Delhi 


(xi) 


Preliminary findings recommending imposition of Anti Dumping Duties were 
issued on 5.2 .2002 by the Designated Authority and provisional Anti 
Dumping Duties were levied by Department of Revenue vide Customs 
Notification dated 22 . 2 . 2002 . 


(xii ) Oral hearing as per Rule 6 (6 ) was held by the Designated Authority on 

· 15 . 4. 2002 


(xii) In the meantime vide letter dated 11th July , 2002, M /s NOCIL has 

withdrawn the petition and has requested for termination of the 
investigation . 


2 . 


CONCLUSIONS: 


The Authority notes that the rules 14 ( a ) of the Anti Dumping Rules reads 
as follows: 

* The Designated Authority shall , by issue of a public notice , terminate an 
investigation immediately if 


(a ) 


it receives a request, in writing for doing so from or on behalf of the 
Domestic Industry affected , at whose instance the investigation was 
initiated ". 


The Authority therefore decides to terminate the investigation in view of 
the petitioner s written request and the subrule 14 (a ) of the anti dumping rules. 
In view of the foregoing paras, the Designated Authority , therefore, does not 
consider it appropriate to further examine the information and views relating to 
dumping, like articles, Domestic Industry , injury and causal link etc. filed by 
various interested parties viz. exporters , importers and the petitioner. 


L. V . SAPTHARISHI, Designated Authority 


Printed by the Manager, Govt, of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 " PAN 


